678 


HARYANA GOVT GAZ ., NOV. 5 , 1991 ( KRTK . 14, 1913 SAKA) 


( PART I 


लोक निर्माण विभाग 


भवन तथा सड़क शाखा 


रोहतक वृत 


दिनांक 24 अक्तूबर, 1991 


सं . 28 मार ए / 199/ VI/ 877.-. चूंकि हरियाणा सरकार के राज्यपाल यह अनुभव करते है कि भूमि सरकार द्वारा 
सार्वजनिक खर्च पर किसी सार्वजनिक प्रयोजनमः: मार्ग निर्माण लाढ़ोत गांव से शिव मन्दिर किलोई ( रोहतक ) के 
लिये आपेक्षित है एतद्दारा घोषित किया जाता है कि नीचे विशिष्ट विवरण में वर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए 
अपेक्षित है । 

यह घोषणा 1894 के भूमि अभिग्रहण की धारा 6 के उपवन्धों के अधीन उन सब के लिए है जिनसे वह 
सम्बन्धित हो और उक्त अधिनियम 7 की धारा के उपबन्धों के अधीन जिला राजस्व अधिकारी -कम - भूमि कलैक्टर , लोक 
निर्माण विभाग , भवन तथा मार्ग शाखा , रोहतक /भिवानी को उक्त भूमि अभिग्रहण करने के आदेश लेने के लिए निर्देश 
दिया जाता है । 

भूमि के नक्शे का अभिग्रहण जिला राजस्व अधिक री-कम -भूमि कलक्टर, लोक निर्माण विभाग, भवन तथा मार्ग 
शाखा रोहतक भिवानी और कार्यकारी अभियन्ता प्रान्तीय मण्डल नं ० 1, रोहतक के कार्यालयों में देखा जा सकता है । 


विशिष्ट विवरण 


সিল । 


तहसील 


परिक्षेत्र /गांव 


क्षेत्रफल 


खसरा नं ० 


हदबस्त नं ० 


रोहतक 


रोहतक 


3.99 


35 


लाढ़ोत , 
है . व ० नं . 65 


14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 
17/1 , 17/2, 18, 21/1, 21/2, 22, 23/1, 
23/2, 24/1 , 24/2, 25 


36 


9, 10, 11/1 , 11/2, 12/1, 12/2, 19, 20 


38 


1 , 2/1, 2/2, 


3/1, 3/2, 9, 


10 


39 


. 


, 


5/1 , 5/2 , 6/1, 6/2 , 7 , 13, 14, 15, 16, 
17, 18/1 , 18/2, 19, 21, 22/1 , 22/2, 


23 


40 


8 , 9 , 10, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 
12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5 13, 
16 , 17, 18 , 23, 24 , 25 


7 


PARTD 


HARYANA GOVT GAZ ., NOV. 5, 1991 ( KRTK. 14 , 1913 SAKA) 


679 


जिला 


तहसील 


क्षेत्रफल 


खसरा नं . 


परिक्षेत्र गांव 
हदबस्त नं ० 


रोहतक 


रोहतक 


41 


लाढोत , हब० नं ० 

65 - समाप्त 


3.99 
समाप्त 


6 , 7 , 


8 , 9 , 10 , 

10, 12, 13, 14, 15 


कुल रकबा 3.99 एकड़ 


42 


6 , 7, 8, 9/1, 9/2, 10, 11, 12/1, 12/2, 
12/3, 12/4, 12/5, 

12/5, 12/6, 13/1, 13/2, 
14, 15,20 , 21 


43 


51 


6 , 15 , 16, 25 


5 , 6/1 


52 


54 


, 


1 , 10/1 


4/1 , 4/2 , 5 , 101, 114, 115 


55 


1 , 


2 


हस्ताक्षर . 


. " 


अधीक्षक अभियन्ता , 
रोहतक सर्कल लोक निर्माण विभाग , 
भवन तथा मार्ग शाखा रोहतक । 


श्रम विभाग 


दिनांक 16 अक्तूबर , 1991 


सं ० 12/ 67/ 79-2 श्रम . - भटठा उद्योग में कार्यरत श्रमकों की समस्याओं पर विचार करने तथा हरियाणा 
सरकार , श्रम विभाग को इस बारे सलाह देने के लिए हरियाणा के राज्यपाल एक त्रिपक्षीय कमेटी का तुरन्त प्रभाव से 
पुर्नगठन करते है जिसके निम्नलिखित सदस्य होगें : 


सरकारी प्रतिनिधि 


1 . 


राज्य श्रम तथा रोजगार मन्त्री, हरियाणा 


अध्यक्ष 


सदस्य 


2. वित्तायुक्त एवं सचिव , हरियाणा सरकार श्रम तथा 

रोजगार विभाग । 


3. निदेशक खाद्य एवं पूर्ति विभाग , हरियाणा या उनकी 

प्रतिनिधि । 


सदस्य 


4 . 


श्रम आयुक्त , हरियाणा । 


सदस्य सचिव । 


.. 
) 


680 


HARYANA GOVT GAZ., NOV . 5, 1991 (KRTK . 14 , 1913 SAKA) 


(PART I 


प्रवन्धकों के प्रतिनिधि 


1 . 


श्री वेद प्रकाश गुप्ता , विक किसन पोनर, कुरुक्षेत्र । 


सदस्य 


सदस्य 


श्री जगमिन्द्र सिंह , ब्रिक किलन प्रोनर , लाढौत , 
जिला रोहतक । 


सदस्य 


3. श्री सतपाल श्योकुन्द , हरि ब्रिक किलन प्रोनर , 

एसोसिएशन , प्रताप नगर , गंगवा रोड़, हिसार । 


सदस्य 


4 , श्री सोहन लाल , ब्रिक किलन पोनर पलवल , जिला 

फरीदाबाद । 


5 . 


सदस्य 


अध्यक्ष , हरियाणा बिक किलन प्रोनरज एसोसिएशन , 
गोहाना , जिला रोहतक । 


श्रमिकों के प्रतिनिधि 


1 . 


सदस्य 


डा ० सुरेन्द्र कुमार इन्टक , धर्मशाला ब्राहमण , रेलवे 
रोड़ जगाधरी । 


2 . 


सदस्य 


सदस्य 


श्री रामदिया प्रधान , भटठा मजदूर यूनियन , 

रतेवाल गांव बांधल , रोहतक 
3. श्री श्रददा नन्द सोंलकी, प्रधान सीटू , भूड कालोनी , 

पुराना फरीदाबाद । 
4. श्री छोटे लाल , जनरल सक्रेटरी, भटठा मजदूर , 

बसई रोड़ प्रजापत नगर, गुड़गावां । 


सदस्य 


श्री कर्ण सिंह , बी . एम . एस ., पानीपत 


सदस्य 


कमेटी का मुख्यालय चण्डीगढ़ में होगा , परन्तु अावश्यकता के अनुसार हनियाणा राज्य के दूसरे स्थानों पर भी 
बैठक रखी जा सकती है । 

3. कमेटी के गैर सरकारी सदस्य हरियाणा सरकार के परिपन्न सं ० 704 -पोल ( 4)-72/9885, दिनांक 8 
अप्रैल , 1972 द्वारा जारी किए गए अन देशों ( FT - 2 पर यथा संशे टि त ) के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता के 
हकदार होगें । 

गैर सरकारी सदस्य जब यात्रा करेगें तो उन पर दूसरीः शर्ते जैसा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए टी ० 
ए ० रुल्ज में लिखी हैं , लागू होगी । 


4 . 


उपरोक्त कमेटी में गैर सरकारीः सदस्यो के याना व दैनिक भत्ता वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत बजट लेखा 
शीर्ष “ 2230- श्रम एवं रोजगार ( नान प्लान ) के अन्तर्गत वहन किया जायेगा । श्रम प्रायुक्त , हरियाणा कमेटी के गर 
सरकारी सदस्यों के यात्रा दिलों के कन्ट्रोलिंग अधिकारी होगें । 


5 . 


कमेटी की अवधि इस अधिसूचना व सरकारः राज पन में प्रकाशन कं . तिथि से दो साल के लिए होगी 
अध्यक्ष की मर्जी से कमेटी की बैठकें आवश्यकता पड़ने पर किसी समय भी बुलाई जा सकता है । 


क्रमांक 1/129/ 84--2वि ० वि ० 111, दिनांक 9 


6. मामले में वित्तविभाग । की स्वीकृति उनके प्रशा : 
अक्तूबर , 1991 द्वारा प्राप्त कर ली गई है । 


किरन अग्रवाल , 


वित्तायुक्त एवं सचिव , हरियाणा मरकार , 

श्रम तथा रोजगार विभाग । 


1747 CS ( H) -Govt. Press , U.T., Chd . 


